रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004 / 94 


REGD . NO. D . L .- 33004 / 94 


- 


. . -.. 


द 


( Gi 


रायचय 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II पण्ड 3 - उप -पड (ii ) 
PART II -- Section 3 - Sub - Section il) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


-- - 


- 


- 


--- - 


- - 


- - -- - -- ---- 


- - - - 


- --- 


- - - - 


- - - - - - - 


- - 


- .. . - - - -- - 


-- - - - - 


- --- - 


- 


- - - - - 


सं . 130]] 
No . 130 ] 


- 

मई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 22, 1994/ म्र 1, 1916 
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 1994 /CHAITRA 1, 1916 


- - - - --- -- - - -- - - - - - - 


- - - - - - - - - 


- - 


- - - - - 


माफ्टवेयर का विकास करने वाली एक 100 % निर्यात उन्मुख 
स्कीम है । 


वाणिज्य मंत्रालय 
अधिसूचना सं. 33/ पार छो / 92-97 

नई दिल्ली , दिनांक 22 मार्च, 1994 
विषय : साफ्टवेयर टैकनालोजी पार्क ( एसटीपी ) स्कीम । 

का . आ . 243 ( अ ) . -~-विदेश व्यापार ( विकास और 
विनियमन ) अधिनियम , 1992 की धाग 3 की उपधारा 
( 1 ) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 
एतदेद्वारा निम्नलिखित स्कीम अधिमूचित करती है जो कि 
कंप्यूटर साफ्टवेयर, साफ्टवेयर विकाग तथा प्रशिक्षण से 
संबंधित नीति की घोषणा करने माले इलेक्ट्रानिकी विभाग 
के संकल्प संख्या 17 ( 38 )/ काम्प / 84 ( भाग ) दिनांक 
18 दिसम्बर , 1986 तथा माथ ही साफ्टवेयर के निर्यात के 
लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग के संकल्प सं . 17 ( 38 )/ काम्प 
93 दिनांक 22 फरवरी , 1993 का परिणाम है । 


2 . 2 केन्द्र सरकार, राज्य मरकार , सार्वजनिक या निजी 
क्षेत्र के उपक्रम या उनके कोई संयुक्त उपक्रम किसी साफ्टवेयर 
टेकनालजी पार्क ( एस टी पी ) की स्थापना कर सकते हैं । 
कोई साफ्टवेयर टेकनालजी पार्क ( एस टी पी ) स्वयं एक 
पृथक यनिट हो सकती है या यह इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा 
एस . टी . पी . कांपलेक्स के रूप में किसी नामोदिष्ट क्षेत्र में 
स्थित ऐमी यनिटों में से कोई एक यूनिट हो सकती है । 


2 . 3 यह स्कीम संबंधित माफ्टवेयर टेक्नालजी पाको 
के निदेशकों के जरिए इलेक्ट्रानिक विभाग भारत सरकार 
द्वारा मंचालित की जाती है जो कि भारत के साफ्टवेयर 
टैक्नालजी पार्को का भाग है जो इलैक्ट्रानिकी विभाग भारत 
सरकार द्वारा स्थापित तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम , 
1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक गोसायटी है । किसी माफ्ट 
वेयर टं मनामजी पार्क यूनिट की म्थापना के लिए निर्धारित 
प्रपत्र में आवेदन माफ्टवेयर परियोजना के ब्यौरे सहित 
माफ्टवेयर टेक्नालजी पार्फ कांपलेक्स के मन्य कार्यपालक को 
प्रस्तुत किया जाएगा । ऐसे प्रावेदन पर भारत के असाधारण 


2 . 0 माफ्टवेयर टेक्नालाजी पार्क ( एस टी पी ) स्कीम 


2 . 1 साफ्टवेयर टेक्नालजी पार्क ( एस टी पी ) स्कीम 
यांकड़ा संचार लिक का इस्तमाल करके व्यावसायिक सेवाओं 
के निर्यात गहित प्रत्यक्ष निर्यातों के रूप में निर्यात के लिए 


752 


GI / 94 


( 1 ) 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


. 


. . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II --- SEC . 3 ( 1) ] 

- - - - - - - - - - - - - -- ------ - - - - - -- - - -- -.. . - - - 
राजपत्न के भाग- 2 के खंड - 3 के उप - खंड - 1 में प्रकाशित 

2. 8. 2 100 % विदेशी इक्विटी 
राजपन्न अधिसूचना सं . 294 दिनांक 13 अगस्त 1991 

एसटीपी यूनिटों के मामले में 100 % तक विदेशी इक्विटी 
के तहत अधिसूचित सचिव , विभाग भारत सरकार की 

अनुमत है बशर्ते कि इसके लिये एफ आई पी बी का अनु 
अध्यक्षता में गठित और भारत के प्रसाधारण राज्य 

मोदन हो । 
भाम- 2, खंड- 3, उप -लंड ( 2 ) में प्रकाशित राजपत्र अधि 
सूचना सं . सा . पा . 117 ( क ) दिनांक 22 फरवरी , 1993 के 

2 . 9 डीटीए से एस टी पी को की गई आपूर्ति को 
तहत उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा पुर्नगठित एक ऐसे लाभ मिलेंगे जो अलग से अधिसूचित किये जायेंगे । 
अन्तर-मंत्रालयी स्थायी समिति ( आईएमएससी ) द्वारा विचार 

2 . 10 निर्यात - आयात नीति ( 1992 -97) के अध्याय- 9 
किया जाएगा । 

के पैराग्राफ 111 से 118 के उपबंध जो निर्यात अभिमुख 
2 . 4 कोई एस टी पी यूनिट पूंजीगत माल सहित सभी यूनिटों ( ई भी यू ) और निर्यात संसाधन क्षेत्र ( ईपी जेड ) 
प्रकार के माल का निशुल्क आयात कर सकती है । एम टी पी की युनिटों पर लागू हैं निम्नलिखित संशोधनों के अधीन 
कांपलेक्स में साफ्टवेयर विकास यूनिटों द्वारा इस्तेमाल के आवश्यक परिवर्तन सहित एम टी पी स्कीम पर भी लागु 
लिए केन्द्रीय सुविधा सजित करने के लिए भारतीय साफ्टवेयर होंगे :- - 
टेकनालजी पार्क सोसायटी द्वारा आयात किए जाने वाले 
माल पर भी कर छुट लागू होगी । किसी विनिर्दिष्ट अवधि 

( क ) जहां कहीं विकास प्रायक्त शब्द पाया हो उसके 
में विशिष्ट परियोजना को पूरा करने के लिए एस टी पी 

बदले एमटीपी सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी शब्द 
यूनिटों को अपने ग्राहकों से उधार पर पंजीयत माल आयात 

रखा जायेगा । 
करने की भी अनुमति होगी । 

( स ) जहां फहीं बी पोए ” मन्द प्रामात हो उसके बदले 

" पाई एम एम सी " शब्द रखा जाएगा । 
2 . 5 एक एस टी पी सीमामुल्क अधिनियम , 1962 की 
धारा 25 के अंतर्गत एक मि : शुल्क तथा अनुबंधित क्षेत्न होगा । 

2 . 11 एस टी पी यूनिट को अमरीकी डालर मूल्म में 
सीमाशुल्क छूट समय- समय पर यथा संशोधित सीमाणुल्क 

निवल विदेशी मुद्रा निर्यात प्राभार इस प्रकार होगा : 
अधिसूचना सं 138, 139, 140 तथा 141- सीमाशुल्क / 
91 दिनांक 22 अक्तूबर, 1991 के अनुसार लागू होगी । 

निर्यात प्राभार = 1 . 5x ( आयातित हार्डवेयर का 

लागत बीमा भाग़ मुल्य ) + 1 . 5 x बेतन बिल 
2 . 6 घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए ) में होने वाली बिक्री 
को छोड़कर एस टी पी यूनिट द्वारा विकसित कि गए समचे 

टिप्पणियां : 
साफ्टवेयर का निर्यात किया जाएगा । सीटीए में बिक्री एस 

( 1 ) हार्डवेयर पार्ट का निर्यात प्राभार चार वर्षों की 
टी पी युनिट द्वारा निर्धारित की गई मूल्य शतों के अनुसार 

अवधि में पूरा किया जायेगा । 
उत्पादन के 25 % तक अनुमेय होगी । 

( 2 ) वेतन बिल पर प्राभार वार्षिक प्राधार पर होगा । 
2 . 7 एस . टी . पी . यूनिट के निर्यात प्राभार को पूरा 

( 3) इस प्रयोजन के लिये निबल विदेशी मुमा निम्ना 
करने के लिये निम्नलिखित मापूर्तियों की गणना की जायेगी । 

नुसार बतलाई गई है : 
2 , 7 . 1 व्यापक निविदा शर्तों के अन्तर्गत लीटीए में की 

" इस प्रयोजन के लिये अजिन निबल विदेशी मना इस 
गई आपूर्ति 

प्रकार पारिभाषित होगी - - माफ्टवेयर निर्यात से 

अन्तर्वाह विदेशी मुद्रा में में प्रारम्भिक हार्डवेयर 
2 . 7. 2 विदेशी मुद्रा में भुगतान हेतु डीटीए क्षेत्र में की 

को छोड़कर अन्य मभी खर्चों द्वारा बहिवाह विदेशी 
गई प्रापूर्ति , 

मुद्रा घटा कर । " 
2 . 7 . 3 अग्रिम लाइसेंसों और अन्य लाइसेंसों हेतु आपति , 

2 . 12 प्रशिक्षण प्रयोजन हेतु एस टी पी में कंप्यूटर 
2.7. 4 अन्य एस टी पी यूनिटों को की गई प्रापूर्ति, 

प्रणाली के इस्तेमाल की अनुमति है बशर्ते कि इस प्रयोजन के 
2 . 8 एस टी पी यूनिट निम्नलिखित लाभ की पात्र लिये एसटीपी से बाहर कोई भी कंप्यूटर टर्मिनल नहीं लगाया 

जायेगा । 


होंगे । 


2 . 8 . 1 कर अवकाश 


एस टी पी को इसके प्रचालन के पहले पाठ वर्षों में 
एक साथ पांच वर्ष के लिये कार्पोरेट आयफर के भुगतान में 
छूट दी जायेगी । 


3 . 0 यह स्कीम निर्यात - पायात नीति ( 1992-97 ) के 
अध्याय 9 में सम्मिलित ई ओ यू ईपीजेड स्कीम में अलग है । 
इस अधिसूचना में निहित एस टी पी स्कीम के प्रावधान दिनांक 
14 सितम्बर , 1992 की अधिसूचना सं . 42 ( एन - 8 )/ 92- - 
97 द्वारा अधिसूचित ई एच टी पी के अनुसार स्थापित 


[ 1717 II -- 975 3( ii )] 

भारम का राजपत्र अमाधारण 

- -- - - - - - - 

- - - 
- — - — - = - - 

2 . 7. The following supplies shall be counted towards tho 
माफ्टवेयर यूनिटों और ई पी जेल अथवा ई ओ यू के रूप 

fulfilment of the cxport obligation of the STP unit : 
में स्थापित साफ्टवेयर यूनिटों पर लागू नहीं होंगे । 

2 .7 .1 Supplies offected in DTA under global tondor 
यह सार्वजनिक हित में जारी किया गया है । 

conditions; 
[47827 vieAT 3/ 195/ 93-9769781II] 

2 .7.2 Supplies offected iu DTA Arca against payment 
पी . वेंकटेशन , उप महानिदेशक , विदेश व्यापार 

in foreign exchange ; 
2.7 .3 Supplies against Advance Licences and other im 

port licences ; 

2 .7 .4 Supplies nade to other STP units; 
MINISTRY OF COMMERCE 

2.8 The STP unit shall be eligible for the following 
NOTIFICATION No. 33 / (RE ) /92 -- 97 

benefits : 
New Delhi, the 22nd Murch , 1994 

2 .8 . 1 TAX HOLIDAY 
Subject :- - Software Technology Parks (STP ) Schemc. 
S . O . 243( E ). — In cxercise of the powers conferred in sub 

The STP will be exempted for payment of corpo . 
section ( 1 ) of Section 3 of the Foreign Trade (Development 

rate income tax for a block of five years in the 
and Regulation ) Act , 1992, the Central Government hcroby 

first eight years of its operation . 
notifies the following scheme, which is a sequal to the resolu 
tion No . 17 ( 38 ) / Comp /84 (Part) dated December 18, 1986 

2. 8.2 100 % FOREIGN EQUITY 
of Dept. of Electronics announcing the policy on Computer 
Software , Software Development and Training and also ro 

Foreign equity upto 100 % is permissible in the casc 
solution No . 17 ( 38 ) / Comp /93 dated Fobruary 22, 1993 of 

of STP unity , subject to approval of the FIPB . 
Doptt. of Electronics for software exporte. 

3 . 9 Supplies made from DTA to a STP unit may be eligi 
2 .0 Software Technology Park (STP ) Scheme. 

ble for such benefits as may be notificd soparately . 
2 . 1 The Software Technology Park (STP ) Scheme is a 

2 . 10 The provisions of paragraph 111 to 117 of Chapter 
100 per cent Export Oriontod Scheme for undertaking of 

IX of the Export and Import Policy ( 1992 - - 97 ) applicable 
Software Development for Export using data communication 

to export oriented units (FOUs) and units in Export Procos 
lunk or in tho form of physical exports including export of 

ing Zone ( EPZ . ) shall also apply Noutatis mutandis to STP 
professional services . 

scheme subject to the following modifications : 
2 . 2 A Software Technology Park (STP ) may be set up 

(n ) The words Development Commissioner wherever it 
by the Central Government, State Government, public or 

occur shall be substituted by the word " Chief 
private sector undertakings or any combination thereof. A 

Executive of STP focicty . 
STP may be an individual visit ty itself or it may be ono ot 
such units located in an area designated as STP Complox ! 

(b ) The lettera BOA wherever it oscurs shall be subr 
by the Department of Electronics. 

tituted by the letters IMSC" . 
2 . 3 The scheme is administered by the Department of Elec 

2 . 11 Export Obligation on the STP unit on net foreign 
tronics , Government of India , through Directors of respec 
tivo Software Technology Parks which form part of the Soft . 

exchange terms in US dollar value will be as followi ; 
ware Technology Parks of India , society established by 

Export Obligation = 1. 5 X (CIF value of the 
the Department of Electronics, Government of India and 

hardware imported ) + 1. 5 X wage bill. 
registered under the Society Registration Act 1860 . An ap 

NOTES : 
plication in the prexcribed format for ostablishing a Software 
Technology Park unit is to be submitted to the Chief Execu 

(i) The obligation on the hardware part will be fulfilled 
tive of Software Technology Park Complex alongwith the 

over a period of four years . 
details of the Software project. Such application will be 
considered by an Inter -Ministerial Standing Committee 

(il) The obligation on wage bill will be on annual basis. 
( I MSC ) constituted leder the Chairmanship of Secretary . 
Department of Eloctronics, Government of India notified vido 

(iii) Net foreign exchange for this purp . se will be defined 
Gazette Notification No . 294 dated August 13, 1991 nub 

as below : 
lished in Sub -section - I of Section - 3 of Part II of Extra Ordl 
nary Gazette of India and reconstituted by the notification 

" Net Foreign Exchange carned for this purposo 19 
of Ministry of Industries vide Gazette Notification No , S . O . 

defined as foroign exchange inflow as a result of 
177 ( + ) dated February 22 , 1993 published in Part II Sec 

Software Export legg forgn cuchange outflows 
tion 3 Sub -rection ( ii ) of Futraordinary Gazette of India , 

on account of all expenditure whatsoever other 

than initial hardware" . 
2 .4 An STP unit may import free of duty all types of 
foods including capital goods. The duty exemption shall 

2 . 12 Use of Computer System in STP for training pur 
also apply to goods imported by the Software Technology 

pose is also allowed subject to the condition that no computer 
Parks of India society for creating the Central facility for 

terminal will be installed outside the STP for this purpose . 
use by Software Development units in the STP complex , 
The Capital goods imnortel on loan from their client for 

3 . This scheme is separate from the EOU / EPZ scheme 
specified period executing the specific project shall also be 

incorporated in Chapter IX of the Export and Import Policy 
allowed to the STP units. 

( 1992 — 97 ). The provisions of STP schemo contained in 

this notification shall not be applicable to the Software units 
2 . 5 An STP will be a duty free and honded area under established in accordance with the EHTP Scheme notified 
section 25 of the Custom Act 1962 . The Custom duty vide Notification No. 42 ( N - 8 ) / 92 - 97 dated 14th September , 
cxcmption will be applicable as ner custom notification No . 

1992 and software units established in an EPZ or as an 
138 , 139 , 140 and 141-Custom /91 dated October 22 , 1991 EOU . 
and as amended time to time. 

This issues in public interest . 
2 .6 The entire software developed by STP unit shall bo 
exported except the sales in "he Domestic Tariff Area (DTA ). 

[ File No. 3 / 195 /93- IPC - II ] 
The sales in tho DTA shall be nermissible unto 25 per cent 

P . VENKATESAN , Dy. Director 
of the production in value terms made by the STP unit. 

General of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Goyt, of India Pross, Ring Road, Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 , 1994 


